निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 494 ) 


1 श्रावण 1932 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 23 जुलाई 2010 


सामान्य प्रशासन विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


क्र0 


अधिसूचना 

17 जून 2010 
सं0 12 / निजी ( क0) - 1041 / 09 सा0प्र0 - 5880 — बिहार प्रशासनिक सेवा के उप - सचिव एवं समकक्ष स्तर 
के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके वर्तमान पद एवं स्थान से तत्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुए उनके 
नाम के समक्ष स्तम्भ 4 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है : 
पदाधिकारी का नाम , 

वर्तमान पदस्थापन 

पदस्थापन का पद एवं स्थान 
सं0 - कोटि क्रमांक एवं गृह जिला 
2 3 

4 
1 | श्री रशीद अहमद , 

भू - सम्पदा पदाधिकारी 

उप - सचिव , 
795 / 08, मुगेर 

बिहार राज्य आवास बोर्ड , पटना | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग , पटना 
2 श्री विजय कुमार 

अधिसूचित उप - सचिव 

उप - सचिव, कला, संस्कृति एवं यूवा 
655 / 08, नालन्दा 

कृषि विभाग, बिहार, पटना । विभाग , पटना 
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव जिला प्रबंधक , राज्य भंडार उप – सचिव 
563 / 08, मुजफ्फरपुर निगम, गोपालगंज 

कृषि विभाग बिहार , पटना 
श्री एस0एम0 कैसर सुल्तान निदेशक राष्ट्रीय नियोजन उप - सचिव 
809 / 08, नालन्दा 

कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास | अनुसूचित जाति एवं जनजाति 
अभिकरण , जहानाबाद 

कल्याण विभाग , बिहार, पटना 


बिहार गजट ( असाधारण ), 23 जुलाई 2010 


क्र0 


वर्तमान पदस्थापन 


पदस्थापन का पद एव स्थान 


पदाधिकारी का नाम , 
सं0 | कोटि क्रमांक एवं गृह जिला 


2 


5 | श्री मो0 खबीर 

पदस्थापन की प्रतीक्षा में 

उप - सचिव 
836 / 08, सहरसा 

निगरानी विभाग, बिहार पटना 
श्री इम्तियाज अहमद करीमी । निदेशक राष्ट्रीय नियोजन निदेशक , लेखा प्रशासन - सह 
806 / 08 , मुजफ्फरपुर कार्यक्रम जिला ग्रामीण विकास स्व - नियोजन, जिला ग्रामीण विकास 
अभिकरण , कटिहार 

अभिकरण , कटिहार 


2. क्रमांक 3 के पदाधिकारी श्री श्रीवास्तव का पदस्थापन खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से 
सेवा वापस लेते हुए की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अतुल कुमार सिन्हा , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 494- 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


